निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


10 माघ 1933 ( TO ) 
पटना, सोमवार , 30 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 36 ) 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2011 
सं 0 15/ ख 24 -12 /2001-04 ( FSC ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् धारा -36( 1 ) , 
37 ( 1 ) एवं 38 नियमावली, 2011 के नियम 2.1.2( 2 ) एवं 2.1.3 ( 4 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार - राज्यपाल इससे अनुबंध तालिका के दूसरे स्तंभ में नामांकित व्यक्तियों को अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं अभिहित 
अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं । तथा निदेश देते हैं कि वे तालिका के तीसरे स्तंभ में अंकित क्षेत्र 
की स्थानीय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकार खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगें । 
क्र 0 नाम एवं पदनाम 

क्षेत्र जिसके स्थानीय सीमा 
सं ० 

के भीतर शक्ति का प्रयोग 

किया जायेगा । 
01 श्री आशीष कुमार सिंह , अभिहित अधिकारी, तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 

पूरे बिहार राज्य 
श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिहित अधिकारी , पटना प्रमंडल , पटना 

तथैव 
03 श्री टुन्ना साह , अभिहित अधिकारी , पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया 

तथैव 
04 श्री सुरेश प्रसाद सिंह , अभिहित अधिकारी , भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 

तथैव 
05 श्री शशि भूषण सिंह , अभिहित अधिकारी , मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर 

तथैव 
06 श्री पशुपति नाथ चतुर्वेदी , अभिहित अधिकारी , मगध प्रमंडल , गया 

तथैव 
07 श्री श्रीमोहन झा , अभिहित अधिकारी , सारण प्रमंडल , छपरा 

तथैव 
08 श्री बालेश्वर चौधरी , अभिहित अधिकारी , कोशी प्रमंडल , सहरसा 

तथैव 
09 श्री राजेन्द्र प्रसाद , अभिहित अधिकारी , दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 

तथैव 
10 श्री अनिल कुमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया 

तथैव 


02 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जनवरी 2012 


क्र 0 


नाम एवं पदनाम 


सं ० 


11 


क्षेत्र जिसके स्थानीय सीमा 
के भीतर शक्ति का प्रयोग 

किया जायेगा। 
पूरे बिहार राज्य 

तथैव 
तथैव 
तथैव 


12 


13 


. 


14 


15 


16 


छपरा 


17 


श्री मुकेश जी कश्यप , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
श्री नारायण राम , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पटना प्रमण्डल , पटना 
श्री मो 0 इकबाल , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 
श्री राजेश्वर प्रसाद , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर 
श्री बीरेन्द्र कुमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , मगध प्रमंडल , गया 
श्री तपेश्वरी सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , सारण प्रमण्डल , 
श्री अर्जुन प्रसाद , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कोशी प्रमण्डल , सहरसा 
श्री अजय कुमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा 
श्री रमेश कुमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , मुंगेर जिला 
श्री राजेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी , मुजफ्फरपुर जिला 
श्री अशोक कुमार सिन्हा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , गया जिला 
श्री जितेन्द्र प्रसाद , खाद्य सुरक्षा अधिकारी , भागलपुर जिला 
श्री सुदामा चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पटना जिला 


18 


तथैव 
तथैव 
तथैव 
तथैव 
तथैव 
तथैव 
तथैव 
तथैव 


19 


20 


21 


22 


23 


तथैव 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से 


लागू 

होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजय कुमार, 


खाद्य सुरक्षा आयुक्त - सह - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 36-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


